सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 माघ, 1938 ( श०) 


संख्या - 106 


राँची , शुक्रवार , 


27 जनवरी , 2017 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
20 जनवरी , 2017 


संख्या-1/ न०वि० / मु०स्था/120/ 2010-610 -- नगर विकास एवं आवास विभाग के 
द्वारा राज्य के शहरी निकायों में नगर प्रबंधक के पद पर संविदा के आधार पर सेवा 
प्राप्त करने हेतु दिनांक 24 जनवरी , 2017 को जुडको लि०, तृतीय तल, प्रगति सदन , 
कचहरी रोड, राँची - 834001 में साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन किया गया है । 

उक्त हेतु निम्नवत रूप से दो साक्षात्कार बोर्ड का गठन करते हुए निम्नांकित 
पदाधिकारियों को मनोनीत किया जाता है : 
(1) Board A - 

पदाधिकारी का नाम/ पदनाम 
| श्री आशीष सिंहमार, 
प्रबंध निदेशक , झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड , 
राँची । 


क्र० 


अध्यक्ष/ सदस्य 


अध्यक्ष 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 27 जनवरी, 2017 
श्रीमती मनीषा जोसेफ तिग्गा , 

अनुसूचित जाति / जनजाति 
उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग । कोटि के सदस्य 
एम०बी०ए० विषय से संबंधित शिक्षाविद , सदस्य 
संतजेवियर्स कॉलेज , राँची । 


. 


(II) Board B - 
क्र० पदाधिकारी का नाम / पदनाम 

अध्यक्ष/ सदस्य 
1 श्री राजेश शर्मा, 

अध्यक्ष 
निदेशक , SUDA 
2 | श्री राम प्रसाद साय , 

कार्मिक प्र०स० तथा राजभाषा 
संयुक्त सचिव , उच्च एवं तकनीकी विभाग के द्वारा मनोनीत 
शिक्षा विभाग, झारखण्ड , राँची । 
एम०बी०ए० विषय से संबंधित सदस्य 
शिक्षाविद, संत जेवियर्स कॉलेज, राँची। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राहुल कुमार, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 106 --50 


